1250 


HARYANA GOVT GAZ., SEPT . 16, 1973 (BHDR. 25, 1897 SAKA ) 


( Part I 


दिनांक 5 सितम्बर, 1975 
कमांक 2286 - ज(I ])- 75/27159.-- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा 
राज्य में अपनाया गया है और उसमें प्राज संशोधन किया गया है ) की धारा 2(ए)( 1ए ) तथा 3( 1ए ) के 
अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों को वार्षिक 
कीमत वाली युद्ध जागीर उनके सामने दी गई फमल तथा राशि एंव सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते 


क्रमांक 


जिला 


गांव ६ पता 


तहसील 


फसल / वर्ष 


जागीर पाने 
वाले का नाम 


वाषिक 
राशि 


जब से जागीर 


. 


दी गई 


2 


3 


5 


6 


रुपये 


1 


सोनीपत 


मन्डोरा 


सोनीपत 


रवी , 1973 से 


150 


श्री बिहारी लाल , पुत्र 

श्री गंगा विशन 


पिनाना 


" 


100 


श्री केहरी राम , पुत्र 

श्री मूलिया राम 


रवी , 1969 से 
रवी , 1970 तक 
परीफ, 1970 से 


150 


क्रमांक 2341-ज ( II )-75/27163.--पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया 
गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2( ए ) ( 1 ) तथा 3 ( 1 ) के अनुसार सोपे गये अधिकारों का प्रयोग 
करते हुए हरियाणा के राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों को वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर उन के सामने दी गई फसल तथा राशि 
एवं सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं 


जिला 


जागीर पाने वाले का नाम 


गांव व पता 


तहसील 


फसल/ वर्ष जब 
से जागीर 
दी गई 


वापिक राशि 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


1 


रोहतक 


श्री 


प्रभू दयाल, 


पुत्र 


श्री जोग राम 


बलियाना 


रोहतक 


रबी , 1973 से 


150 


श्री राम पाल, पुत्र श्री प्यारे लाल 


रबी , 1973 से 


100 


" 


क्रमांक 2199-ज-II- 75/ 27167.-- श्री गुरदियाल, पुत्र श्री जोगी राम , गांव फरमाना, तहसील गोहाना (अब रोहतक ) 
जिला रोहतक , की दिनांक 18 जून , 1972 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल , पूर्वी पंजाव युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 
1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें प्राज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 4 एवं 2( ए ) (1ए ) तथा 
3( 1ए ) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहर्ष प्रादेश देते हैं कि श्री गुरदियाल की मब्लिग़ 150 रुपये वार्षिक की 
जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 6219-२ (III )-70/2475, दिनांक 27 जनवरी, 1971, द्वारा मंजूर की 
गई थी , अब उसकी विधवा श्रीमती भलियां के नाम रबी, 1973 से 150 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शों के अन्तर्गत 
तबदील की जाती है । 

क्रमांक 2257 - ज- (Ii ) -75/27171.--- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2 (ए ) (1 ए ) तथा 3( 1ए ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का 
प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल निम्नलिखत व्यक्तियों को वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर उनके सामने दी गई फसल 


PART 1 


HARYANA GOVT . GAZ ., SEPT . 16. 1975 ( BHDR. 25. 1897 ( SAKA ) 


1251 


तथा राशि एवं सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं 


क्रमांक 


ज़िला 


जागीर पाने वाले का नाम 


गांव व पता 


तहसील 


फसल वर्ष जव 
से जागीर 

दी गई 


वार्षिक राशि 


2 


3 


5 


6 


7 


1 कुरुक्षेत्र 


1 


श्री करतार नाथ ; पुत्र श्री 


दौलतपुर 


थानेसर 


रुपए 
100 


जान चन्द 


150 


खरीफ , 1965 से 
रखी , 1970 तक 
खरीफ , 1970 में 
खरीफ, 1965 से 
रबी , 1970 तक 
खरीफ , 1970 से 


2 


कढ़हामी 


100 


श्री राम किशन , पुत्र श्री 
हिरदा राम 


150 


यशवन्त कुमार जैन , 
विशेष कार्य अधिकारी, हरियाणा सरकार , 

राजस्व विभाग । 


DEVELOPMENT AND PANCHAYAT DEPARTMENT 


The 8th September, 1975 
No. 4215-IECD 1-75 / 7645 .-- The following Block Development and Panchayat Officers have passed / 
failed in the Departmental Examination held in the month of June, 1975, in the papers / groups as indicated against 
each :: 


Group 


- 


Name of the officer 


Serial 
No. 


Group 11 


Group III 


Paper 

A 


Paper 

B 


f Fail 


Pass 
Fail 


Pass 
Fail . 


I Fail 


Pass 
Fail 
Fail 
Pass 


Pass 


Pass 
Fail 


Sarvshri 
1 Pancham Singh 
2 Satish Kumar 
3 Kuldip Singh 
4 Lajpat Rai 
5 Roshan Lal Yadav 
6 0.P. Khosla 
7 Jai Dyai Wadwa 
8 Balbir Singh Sangwan 
9 Vijay Singh 
10 Jai Kanwar Jain 
11 Rajinder Singh Ahlawat 
12 Vijay Kumar 
13 Hari Krishan Murari 
14 Raj Pal II 


Fail 
Pass 
Pass 
Fail 
Fail 


Fail 
Pass 


Fail 
Pass 


Pass 
Pass 
Fail 
Pass 


Pass 


Pass 


Pass 


Pass 
Fail 
Pass 


Pass 
Fail 
Pass 
Fail 
Fail 


Pass 
Fail 
Fail 


Pass 


V.K. SIBAL, , 
Commissioner and Secretary . 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT , BUILDINGS AND ROADS BRANCH 


The 1st September, 1975 


No. 9857- PW III( 5) 75/30437.-- Shri M.D. Mande, Architect, has assumed charge of the post of Senior 
Architect in the Architecture Department, Haryana , on the 7th August, 1975 ( F.N.), on promotion , 


